निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


___ 29 वैशाख 1939 ( श0 ) 
( सं0 पटना 425) पटना , शुक्रवार , 19 मई 2017 
सं० भवन / मु0अभि0 (पटना ) यो० विविध 8 - 206 / 2016 - 1698( भ ) 

भवन निर्माण विभाग 


संकल्प 


27 फरवरी 2017 


विषय : - निर्माणाधीन " अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर का नाम “ सम्राट अशोक कन्वेंशन केन्द्र 

रखे जाने के संबंध में | 
राज्य में तीव्र सामाजिक, आर्थिक , सांस्कृतिक विकास को दृष्टिगत रखते हुए तथा विकास धारा में समाज 
के हरवर्ग के लोग राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संस्थानों, विद्वान एवं अनुभवी व्यक्तियों तथा सहयोग हेतु ईच्छुक अन्य 
सरकारों की राय को शामिल करने हेतु सेमिनार , गोष्ठियों इत्यादि के आयोजनार्थ राज्य सरकार द्वारा महत्वाकांक्षी 
योजना के तहत पटना के केन्द्र में स्थित गांधी मैदान के निकट एक अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का कन्वेंषन केन्द्र का निर्माण 
कराया जा रहा है । यह वर्तमान में ” अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेंशन केन्द्र” के नाम से जाना जाता है । 

2. पाटलीपुत्र के गौरवषाली इतिहास में सम्राट अशोक के स्वर्णिम कार्यकाल ने बिहार को राष्ट्रीय एवं 
अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट पहचान दी है । उक्त परिपेक्ष्य में निर्माणाधीन “ अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेंशन केन्द्र” का नाम 
" सम्राट अशोक कन्वेंशन केन्द्र रखे जाने का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन था । 

3. राज्य मंत्रिपरिषद की दिनांक 15.02. 2017 की बैठक में मद संख्या - 08 के रुप में शामिल उक्त प्रस्ताव 
पर प्रदान की गयी स्वीकृति के आलोक में राज्य सरकार द्वारा निर्माणाधीन " अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेंशन केन्द्र " का नाम 
" सम्राट अशोक कन्वेंशन केन्द्र " प्रतिस्थापित किया जाता है । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 19 मई 2017 
आदेश - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया 

जाय एवं इस की प्रतिलिपि सरकार के सभी विभागों एवं महालेखाकार, बिहार, पटना को 
सूचनार्थ भेजी जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

अमृत लाल मीणा, 
सरकार के प्रधान सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 425- 571 + 100 - डी0टी0पी0 । 

Website: http ://egazette .bih .nic .in 


